सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 भाद्र 1944 ( श 0 ) 
( सं ० पटना 697 ) पटना , बुधवार , 7 सितम्बर 2022 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


निबंधन संख्या पी 0 टी 0 - 40 


अधिसूचना 

3 सितम्बर 2022 


सं ० 08 / न 0 वि 0 RERA अध्यक्ष - 06 / 2021 / 4172 / न 0 वि 0 एवं ० आ ० वि ० – भू - सम्पदा ( विनियमन और विकास ) 
अधिनियम , 2016 एवं बिहार भू - सम्पदा ( विनियमन और विकास ) नियमावली , 2017 के तहत गठित भू - सम्पदा विनियामक 
प्राधिकरण , बिहार के कार्य सम्पादन हेतु सदस्य पद के लिए प्राप्त आवेदनों के आलोक में श्री शंभू दत्त झा , पिता - श्री संत 
कुमार झा , फ्लैट नं0- JAC - 603 , शिप्रा सृष्टि , अहिंसा खंड , इन्द्रिापुरम , गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश ) - 201014 को सदस्य के 
रूप में नियुक्त किया जाता है । 

2. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से 05 वर्षों की अधिकतम अवधि अथवा 65 वर्ष की उम्र , दोनों में जो पहले हो , 
के लिए अनुमान्य होगी । 

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , 

सरकार के अवर सचिव | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

बिहार गजट ( असाधारण ) 697-571 + 200- डी ० टी ० पी ० 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


